रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3196 ] 
No. 3196 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 17 , 2018 / श्रावण 26 , 1940 
NEW DELHI , FRIDAY, AUGUST 17 , 2018 /SHRAVANA 26 , 1940 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 


( कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 अगस्त , 2018 
का . आ . 3998( अ). — विनाशकारी कीट और कीटनाशक अधिनियम , 1914 ( 1914 का 2), की धारा 3 की उप -धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार वनस्पति संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश , 2003 
में और संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् : 

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ. – (1) यह आदेश वनस्पति संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन) ( छठवां संशोधन ) 
आदेश , 2018 कहा जाएगा। 

( 2) यह सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा । 
2. अनुसूची VI में संशोधन - पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003, की अनुसूची VI में मैंगीफेरा 
इंडिका (मैंगो) से संबंधित क्रम संख्या 484, कॉलम संख्या ( 3) में उपभोग के लिए फलों से संबंधित प्रविष्टि ( ii) में , कॉलम ( 4 ) 
में मद 2 के बाद तथा कॉलम ( 4),(5) एवं ( 6) प्रविष्टियों में क्रमशः निम्नलिखित मदें तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएं अर्थात्: 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


| क ) एस्पिडियोटस नेरी ( ओलिएंडर स्केल ) 
मालावी 

ख ) सीराटाइटिस कैपिटाटा ( मैडिटेरियन फ्रूट फ्लाई ) 
| ग) सीराटाइटिस कॉसाइरा (मैंगो फ्रूट फ्लाई ) 
घ ) सीराटाइटिस क्विनैरिया ( फाइव- स्पोटेड फ्रूट फ्लाई ) 


फलों के आकार के आधार पर 48 डिग्री 
सेल्सियस पर फलों का हॉट वाटर इमर्शन 
ट्रीटमैंट (500 ग्राम के फलों के लिए 60 
मिनट ; 501- 700 ग्राम फलों के लिए 75 
मिनट ) तथा मूल देश द्वारा जारी पादप 


4794 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


स्वच्छता/ पुनर्निर्यात प्रमाण पत्र द्वारा 
अनुसमर्थित होना चाहिए । 


ङ ) सीराटाइटिस रोसा ( नैटल फ्रूट फ्लाई ) 
च ) क्लवीग्रल्ला टोमेटोक्सीकोलिस (अफ्रीकन पोड बग ) 
छ) हेलोपैल्टिस स्क्कोटेडेनी ( ककोवा - मच्छर ) 
ज ) स्कर्टोथ्रीप्स औरंटी ( दक्षिण अफ्रीकन साइट्रस थ्रीप्स ) 
झ ) थामेटोटिबिया लेकुकोट्रेटा ( फाल्स कोडिंग मोथ ) 


[ फा . सं. 8- 21/2017-पीपी -II ] 
डॉ . बी . राजेन्द्र, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी: पादप संगरोध ( भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर , 2003 के का . आ . 1322( अ) में 
प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का . आ . 167 ( अ ), 29 मार्च, 2004 के का . आ . 427( अ ), 
31 मई, 2004 के का . आ . 644( अ), 25 फरवरी, 2005 के का . आ . 263 ( अ), 31 मार्च, 2005 के का . आ . 462( अ), 
14 जुलाई , 2006 के का . आ . 1121 ( अ ), 31 जुलाई, 2006 के का . आ . 1353( अ ), 31 अक्टूबर, 2006 के का . आ . 1873( अ), 
6 दिसम्बर , 2006 के का . आ. 2074( अ), 3 दिसम्बर, 2007 के का . आ . 2069 ( अ), 1 जनवरी, 2008 के का . आ . 3( अ), 
8 दिसम्बर, 2008 के का . आ . 2847( अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का . आ . 2888( अ), 9 सितम्बर, 2009 के का . आ. 2286( अ), 
16 सितम्बर, 2009 के का . आ . 2390 ( अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का . आ . 3269( अ ), 24 दिसम्बर , 2009 के का . आ . 3298 ( अ ), 
21 अप्रैल , 2010 के का . आ . 907 ( अ), 27 अगस्त , 2010 के का . आ. 2095 ( अ), 15 सितम्बर, 2010 के का . आ . 2284 ( अ), 
11 अक्टूबर, 2010 के का . आ . 2516( अ), 4 नवम्बर , 2010 के का . आ . 2711( अ), 28 दिसम्बर , 2010 के का . आ . 3052 
( अ ), 28 अप्रैल , 2011 के का . आ . 887 ( अ ), 21 दिसम्बर , 2011 के का . आ . 2845 ( अ ), 17 फरवरी 
( अ), 23 नवम्बर , 2012 के का . आ . 2775 ( अ ), 21 मार्च, 2013 के का . आ . 799 ( अ ), 28 मई , 2013 के का . आ . 1378 ( अ ), 
14 जून , 2013 के का . आ . 1531 ( अ ), 26 सितम्बर, 2013 के का . आ . 2919 ( अ), 13 जून , 2014 के का . आ . 1508 ( अ ), 
27 जून , 2014 के का . आ . 1632( अ ), 12 सितम्बर , 2014 के का . आ . 2320 ( अ ), 29 सितम्बर , 2014 के का . आ . 2542( अ ), 
11 नवम्बर, 2014 के का . आ . 2879( अ ), 10 दिसम्बर , 2014 के का . आ . 3114( अ), 26 मई, 2015 के का . आ . 1413( अ), 
15 सितम्बर, 2015 के का . आ . 2496 ( अ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का . आ . 101 ( अ), 7 मार्च, 2016 के का. आ . 
608( अ ), दिनांक 25 मई , 2016 के का . आ . 1873( अ), दिनांक 20 जून , 2016 के का . आ . 2192( अ) दिनांक 29 जून , 2016 
के का . आ . 2248( अ), दिनांक 05 जुलाई , 2016 के का . आ . 2453( अ ), दिनांक 5 अगस्त , 2016 के का . आ . 2614( अ ) एवं 
दिनांक 12 जनवरी , 2017 के का . आ . 264( अ), दिनांक 3 फरवरी , 2017 के का . आ . 364( अ), दिनांक 27 अप्रैल , 2017 के 
का . आ . 1344( अ.), दिनांक 8.05. 2017 के का . आ . 1475 ( अ ), दिनांक 21. 06. 2017 के का . आ . 2019( अ ), दिनांक 
6.07. 2017 के का . आ . 2152( अ), दिनांक 23 . 08 . 2017 के का . आ . 2752( अ ) और दिनांक 06. 10. 2017 के 
का . आ . 3293( अ) और दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के का . आ .सं . 3556( अ ) और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के 
का . आ . 4082( अ ), दिनांक 20 मार्च, 2018 के का . आ . 1248( अ), दिनांक 10 मई, 2018 के का . आ . 1873( अ), दिनांक 
15 मई, 2018 के का. आ . 1930 , 24 मई , 2018 के का . आ . 2059( अ), 4 जून 2018 के का . आ . 2286 ( अ), 29 जून 2018 
के का . आ . 3194( अ ) तथा दिनांक 10 जुलाई, 2018 के का . आ . 3392 ( अ), के माध्यम से संशोधित किया गयाके माध्यम से 
संशोधित किया गया । 


[ HTV 


II - LUS 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
(Department of Agriculture , Cooperation and Farmers Welfare ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th August, 2018 
S . O . 3998 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914 ), the Central Government hereby makes the 
following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 
2003 , namely : 

1. Short title and Commencement. — ( 1) This Order may be called the Plant Quarantine 
Regulation of Import into India ) ( Sixth Amendment) Order, 2018 . 

(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. 
2 . Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import 

into India) Order, 2003 — 
Against serial number 484 , relating to Mangifera indica (Mango ), in column ( 3 ) against the 
entry (ii ) regarding fruits for consumption , in column (4 ), after item (ii ) and the entries 
relating thereto in columns ( 4 ), (5 ) and (6 ), the following item and entries shall respectively be 
inserted , namely : 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( iii ) Malawi 


Hot water immersion treatment of 
fruits at 48°C for 60 to 75 minutes 
based on fruit size (upto 500 gm of 
fruit 60 minutes ; 501-700 gm fruit 75 
minutes) and the treatment should be 
endorsed on Phytosanitary Certificate 
issued at the Country of Origin /re 
export. 


a ) Aspidiotus nerii (Oleander scale) 
b ) Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly ) 
c ) Ceratitis cosyra (Mango fruit fly) 
d ) Ceratitis quinaria (Five -spotted fruit fly ) 
e) Ceratitis rosa (Natal fruit fly ) 
f) Clavigralla tomentosicollis (African pod 

bug ) 
g) Helopeltis scnoutedeni (Cacao -mosquito ) 
h ) Scirtothrips aurantii ( South African citrus 

thrips) 
Thaumatotibia leucotreta ( False codling 
moth ) 


[ F . No. 8 - 21/2017 -PP . II ] 

Dr. B . RAJENDER , Jt . Secy . 
Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order , 2003 was published in the 
Gazette of India, vide, number S . O . 1322 ( E ) dated 18th November, 2003 , and subsequently amended 
vide number S .O . 167 ( E ), dated 6th February 2004 , S . O . 427 ( E ), dated 29th March , 2004 , S .O . 
644 (E ), dated 31st May 2004 , S . O . 263 ( E ), dated 25th February 2005 , S . O . 462 ( E ), dated 314 March 
2005 , S .O . 1121 (E ), dated 14th July 2006 , S . O . 1353 (E ), dated 31st July 2006 , S . O . 1873 ( E ), dated 
31st October 2006 , S .O . 2074 (E ), dated 6th December 2006 , S . O . 2069 ( E ), dated 3rd December, 
2007 , S . O . 3 ( E ), dated 1st January , 2008 , S .O . 2847 ( E ), dated 8th December, 2008 , S . O . 2888 ( E ), 
dated 15th December, 2008 , S .O . 2286 ( E ), dated 9th September , 2009, S . O . 2390 ( E ), dated 16th 
September, 2009, S .O . 3269 (E ), dated 23rd December, 2009 , S .O . 3298 (E ), dated 24th December , 
2009, S .O . 907 (E ), dated 21 % April, 2010 , S . O . 2095 ( E ), dated 27th August, 2010 , S . O . 2284 ( E ), 


942 October 2006 , S.O . 2074 (E ; 2008, S.O . 2847 (E ), datedher. 2009 , S.O . 2390 (E ); datcomber. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


dated 15th September, 2010 , S . O . 2516 (E ), dated 11th October , 2010 , S .O . 2711 ( E ) dated 4th 
November, 2010 , S .O . 3052( E ) dated 28th December, 2010 , S . O . 887 (E ) dated 28th April, 2011, S . O . 
No. 2845 (E ) dated 21st December, 2011, S .O . No . 296 ( E ) dated 17th February , 2012 , S .O . 2775 ( E ) 
23" November, 2012 5 . 0 .799 (E ) dated 21st March , 2013 , S . 0 . 1378 ( E ) dated 28th May , 2013 , 
S . O . 1531 (E ) dated 14th June , 2013 , S . O . 2919 ( E ) dated 26th September, 2013 , S . O . 1508 ( E ) dated 
13th June , 2014 , S . O . No. 1632 (E ) dated 27th June , 2014 , S . O . No. 2320 (E ) dated 12th September , 
2014 ,S . O . No . 2542( E ) dated 29th September, 2014 , S . O . No. 2879 ( E ) dated 11th November, 2014 , 
S . O . No. 3114 ( E ) dated 10th December, 2014 , S . O . No . 1413 (E ) dated 26th May , 2015 , S . O . 
No. 2496 ( E ) dated 15 " September, 2015 , S .O . No . 101( E ) dated 13th January , 2016 , S . O . No. 608 ( E ) 
dated 7th March , 2016 S . O . No. 1873 (E ) dated 25th May , 2016 , S . O . No. 2192 ( E ) dated 20th June , 
2016 , S . O . No. 2248 ( E ) dated 29th June , 2016 , S . O . No . 2453 ( E ) dated 5th July , 2016 , S . O . No . 
2614 (E ) dated 5th August, 2016 and S .O . No. 264 (E ) dated 12th January , 2017 , S . O . No. 364 (E ) dated 
3rd February , 2017, S . O . 1344 ( E ) dated 27th April, 2017 , S .O . 1475 (E ) dated 8th May, 2017 , 
S . O . 2019 ( E ) dated 21st June , 2017 and S .O . 2152 ( E ) dated 6th July , 2017 and S . O . No. 2752 (E ) 
dated 23rd August, 2017 , S .O . No. 3293 ( E ) dated 6th October, 2017 , S . O . No . 3556 ( E ) dated 
7th November, 2017 and S . O . No. 4082 (E ) dated 27th December, 2017 and S . O . No. 1248 ( E ) dated 
20th March , 2018 S . O . No. 1873 ( E ) dated 10th May , 2018 , S . O . No . 1930 dated 15th May, 2018 , 
S . O . No. 2059 (E ) dated 24th May , 2018 , S . O . No. 2286 ( E ) dated 4th June , 2018 and S . O . No. 3194 (E ) 
dated 29th June , 2018 and S .O . No. 3392 ( E ) dated 10th July , 2018 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . M o v Digitally signed 

by ALOK KUMAR 

Date: 2018 .08 .23 
KUMAR 20:13:51 + 05 30 


